निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 अग्रहायण 1937 ( श० ) 
( सं० पटना 1305) पटना , बुधवार , 2 दिसम्बर 2015 


कारा एवं सुधार सेवाएँ , निरीक्षणालय 

बिहार , पटना 


अधिसूचना 

1 दिसम्बर 2015 
सं0 कारा / प्रो0( स्था ) - 10 - 32 / 14 - 406 – 53वी. से 55वी. संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के 
पश्चात् बिहार लोक सेवा आयोग , पटना की अनुशंसा के आलोक में कारा एवं सुधार सेवाएँ, निरीक्षणाल, गृह विभाग की 
अधिसूचना सं0 - 219 दिनांक 29.10. 2013 द्वारा श्री संजय कुमार की नियुक्ति प्रोबेशन पदाधिकारी के पद पर वेतनमान 
रू0 9300 - 34800 ग्रेड पे 4200 / - में होने के फलस्वरूप उनके योगदान की तिथि 20. 11.2013 को इनका वेतन 
13500 / - ( 9300 + 4200 = 13 ,500 ) निर्धारित किया गया है । 

2. श्री संजय कुमार, प्रोबेशन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति / योगदान देने के पूर्व सहायक शिक्षक के पद 
पर दिनांक 27.11.1999 से वेतनमान 4500 - 7000 में कार्यरत थे तथा प्रोबेशन पदाधिकारी जिनका वेतनमान पी0बी0 - 2 
+ 4200 है, के ठीक पूर्व सहायक शिक्षक के रूप में पी0बी0 - 2 + 4200 वेतन प्रक्रम में रु0 17490 (13290 + 4200 ) इन्हें 
प्राप्त हो रहा था । 

3. बिहार सेवा संहिता के नियम 78 के प्रावधानों के आलोक में श्री कुमार को सहायक शिक्षक के रूप में 
उच्चतर पद / दायित्व निर्वहन करने के पूर्व का वेतन प्रक्रम संरक्षणीय होता है । चूंकि प्रोबेशन पदाधिकारी का पद 
सहायक शिक्षक से गुरूत्तर दायित्व का है, अतः इन्हें पी0बी02 + 4200 / - में प्राप्त वेतन रु0 17,490 / - को संरक्षित 
किया जाता है तथा इनका पुन: वेतन निर्धारण नहीं किया जाना है । यह संरक्षित वेतन इन्हें उच्चतर पद पर 
प्रोन्नति / वित्तीय उन्नयन की अवधि तक प्राप्त होता रहेगा । 
4. इस संबंध में संचिका संख्या - कारा / प्रो ( स्थाo ) - 10 - 32 / 14 पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजीव वर्मा, 
संयुक्त सचिव - सह - निदेशक ( प्र० ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1305- 571 + 10 - डी0टी0पी0। 

Website : http :// egazette. bih. nic.in 


